निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 आषाढ़ 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 556 ) पटना , वृहस्पतिवार , 1 जुलाई 2021 


अंकेक्षण निदेशालय 

वित्त विभाग 


अधिसूचना 

30 जून 2021 
सं ० अंस्था ( 11 ) -03 / 2021 / 87 अं 0 नि 0 - अंकेक्षण निदेशालय , वित्त विभाग , बिहार के अंतर्गत बिहार 
अंकेक्षण सेवा के निम्नलिखित सहायक निदेशक / वरीय अंकेक्षण अधिकारी का स्तंभ -4 में अंकित प्रमंडलीय कार्यालय से 
स्तंभ -5 में अंकित प्रमंडलीय कार्यालय में स्थानांतरण करते हुये अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
1 2 3 4 

5 
or Zku i neki u uo i neki u 
ule xg ft yk 
dk ; 

dk ky ; 
मो 0 जावेद अनवर 
1 

पटना 

मगध प्र ० , गया तिरहुत प्र 0 , मुजफ्फरपुर 
श्री राजेन्द्र प्रसाद 
2 भोजपुर मगध प्र ० , गया 

कोशी प्र ० , सहरसा 


00 


श्री पृथ्वी राज यादव 


3 


पटना 


मगध प्र ० , गया 


कोशी प्र ० , सहरसा 


4 


श्री हृदय रंजन प्रसाद 


मगध प्र 0 , गया 


भागलपुर प्र 0 , भागलपुर 


श्री अविनाश कुमार 


5 


भोजपुर 
पूर्वी चंपारण 
भोजपुर 


मगध प्र ० , गया 


पटना प्र ० , पटना 


6 


श्री अशोक कुमार ओझा 


सारण प्र ० , छपरा 


दरभंगा प्र ० , दरभंगा 


2 . 


सभी सहायक निदेशक / वरीय अंकेक्षण अधिकारी दिनांक -05.07.2021 के अपराहन तक विरमित होकर 
दिनांक- 06.07.2021 को नवपदस्थापित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा दिनांक -07.07.2021 के 
अपराह्न से स्वतः विरमित समझे जायेंगे । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 जुलाई 2021 


संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानांतरित कर्मी को वे 
दिनांक -05.07.2021 के अपराह्न में अवश्य विरमित कर देंगे । आदेश की अवज्ञा अनुशासनहीनता मानी जायेगी । 

4. दलनेता के रूप में कार्यरत वरीय अंकेक्षण अधिकारी नवपदस्थापन के कार्यालय में योगदान समर्पित करने 
के उपरांत हस्तगत अंकेक्षण कार्य पूर्ण करेंगे । 
उक्त संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गोरख नाथ , 
सरकार के विशेष सचिव । 


5 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 556-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


